निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 

असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


11 आषाढ़ 1940 ( श0 ) 
( सं0 पटना 622) पटना, सोमवार , 2 जुलाई 2018 


सामान्य प्रशासन विभाग 


अधिसूचना 

29 जून 2018 
सं० 17 / स्था . - 10 - 03 / 2018 – 8667 / सा . प्र. — सामान्य प्रशासन विभाग की अधिसूचना सं0 - 5363 दिनांक 
19. 04.2018 द्वारा बिहार सचिवालय सेवा के अन्तर्गत कुल -134 नवप्रोन्नत प्रशाखा पदाधिकारियों को प्रोन्नति के 
फलस्वरूप विभिन्न विभागों / कार्यालयों में पदस्थापित किया गया है । 

2. उक्त संदर्भित अधिसूचना में आंशिक संशोधन करते हुए निम्नांकित नवप्रोन्नत प्रशाखा पदाधिकारियों के 
अधिसूचित विभाग / कार्यालय को परिवर्तित करते हुए उनके नाम के सामने स्तम्भ - 4 में अंकित विभाग / कार्यालय में 
अगले आदेश तक के लिए पदस्थापित किया जाता है: 


क्र० | 


नवप्रोन्नत प्रशाखा पदाधिकारी का 

नाम / वर्तमान पदस्थापन 


__ अधिसूचित विभाग / 

कार्यालय 


संशोधित पदस्थापन के 
विभाग / कार्यालय 


3 


पंचायती राज विभाग 


श्री राम किशोर प्रसाद , 
पंचायती राज विभाग 


आयुक्त कार्यालय , दरभंगा 

प्रमंडल, दरभंगा 


2 


जल संसाधन विभाग 


पंचायती राज विभाग 


| श्री अंजनी कुमार सहाय, 
बिहार राज्य बाल श्रमिक आयोग , पटना 


बिहार गजट ( असाधारण ) , 2 जुलाई 2018 


क्र० 


नवप्रोन्नत प्रशाखा पदाधिकारी का 

नाम / वर्तमान पदस्थापन 


अधिसूचित विभाग / 
__ कार्यालय 


संशोधित पदस्थापन के 
विभाग / कार्यालय 


2 


3 


अल्पसंख्यक कल्याण विभाग 


श्री अशोक कुमार, 
निबंधक , सहयोग समितियाँ 


आयुक्त कार्यालय भागलपुर 
। प्रमंडल , भागलपुर 


4 


ग्रामीण विकास विभाग 


श्रीमती विभा कुमारी, 
ग्रामीण विकास विभाग 


पशु एवं मत्स्य संसाधन 

विभाग 


शिक्षा विभाग 


श्री रामायण ठाकुर, 
शिक्षा विभाग 


आयुक्त कार्यालय, पूर्णियाँ 

प्रमंडल, पूर्णियाँ 


श्री रंजन कुमार चौधरी, 
नगर विकास एवं आवास विभाग 


आयुक्त कार्यालय, मुंगेर 

प्रमंडल, मुंगेर 


नगर विकास एवं आवास विभाग 


7 


उद्योग विभाग 


| श्री राधा कृष्ण चौहान, 
उद्योग विभाग 


आयुक्त कार्यालय, पूर्णियाँ 

प्रमंडल, पूर्णियाँ 


8 


सहकारिता विभाग 


| श्री कामेश्वर मिश्रा, 
मद्य निषेध , उत्पाद एवं निबंधन विभाग 


मद्य निषेध , उत्पाद एवं 

निबंधन विभाग 


जल संसाधन विभाग 


मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग 


| श्री सुनील कुमार लकड़ा, 
मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग 


10 | 


श्री रमेश ठाकुर , 
लोक स्वा० अभि0 विभाग 


पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग 


लोक स्वा0 अभि0 विभाग , 

मुजफ्फरपुर प्रक्षेत्र 


11 


जल संसाधन विभाग 


योजना एवं विकास विभाग 


श्री ददन प्रसाद खरवार, 
योजना एवं विकास विभाग 


3. 


शेष कंडिका यथावत् रहेंगी । 


बिहार राज्यपाल के आदेश से , 

गुफरान अहमद , 
सरकार के उप सचिव । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 622-57 1 + 10 -डी0टी0पी0 । 

Website : http ://egazette .bih .nic .in 


